रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


६ 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 480 ] 

नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 21 , 2017 / फाल्गुन 2 , 1938 
No. 480 ] NEW DELHI, TUESDAY , FEBRUARY 21, 2017/PHALGUNA 2, 1938 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

___ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2017 
का . आ . 536( अ). - केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 (1962 का 50 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
की अधिसूचना संख्या का . आ . 1380 ( अ ) तारीख 23 मार्च, 2016, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 11 
अप्रैल, 2016, में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान 
राज्य में बाड़मेर से गुजरात राज्य में भोगात पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत गैस स्थानान्तरण के लिए केयर्न 
इंडिया लिमिटेड और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 25 अक्टूबर, 2016 को उपलब्ध करा दी 
गई थी ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने 
के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केयर्न इंडिया लिमिटेड़ और ऑयल एण्ड 
नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए 
केयर्न इंडिया लिमिटेड और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और 
पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद , दावा या कानूनी कार्यवाही 
नहीं हो सकेगी । 


945 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 
जिला : बाड़मेर 


तहसील : गुड़ामालानी 


क्रम 


गाँव का नाम 


राज्य : राजस्थान 

क्षेत्रफल 
एयर 


सं . 


खसरा सं . 


हेक्टेयर 


वर्ग मीटर 


2 


1. मालियों की ढाणी 


611 
603 / 1 


614 


615 / 7 
615 / 8 
615 / 9 
615 / 3 
615 / 4 
615 / 6 
615 / 5 
617 / 2 

617 


619 


623 

621 
637 / 3 
620 


2. धांधलावास 


201 


119 


123 


125 


126 
129 
174 


175 


181 


176 
177 


180 


182 


[ ATT IIOUS 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


तहसील : गुड़ामालानी 


जिला : बाड़मेर 


क्रम 


राज्य : राजस्थान 

क्षेत्रफल 
एयर 


गाँव का नाम 


खसरा सं . 


H . 


हेक्टेयर 


वर्ग मीटर 


1 
2 


2 
EETSTORT (GR ) 


183 
186 

187 
164 # GHE PRETT 

39 
39 / 1 


3 


HTETIT 


66 


00 
[ 41. F . 317 – 12026 / 10 / 2014 / 311.99 . 01 . - III ] 

राकेश मिश्रा अवर सचिव 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th February , 2017 
S . O . 536 ( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and 
Natural Gas number S . O . 1380( E ) dated the 23rd March , 2016 , issued under sub -section (1 ) of section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said 
Act), published in the Extra ordinary Gazette of India dated the 11th April, 2016 , the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline within Barmer – Bhogat Pipeline by Cairn India Limited and Oil & Natural Gas Corporation Limited ; 

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 25th October, 
2016 ; 

And whereas the Competent Authority has under sub -section ( 1) of section 6 of the said Act submitted his 
report to the Central Government; 

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land 
is required for laying this pipeline , has decided to acquire right of user therein ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is 
hereby acquired for laying the pipeline; 

And further, in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall , instead of vesting in the 
Central Government, vest on the date of publication of this declaration , in Cairn India Limited and Oil & Natural Gas 
Corporation Limited , free from all encumbrances . 

Cairn India Limited and Oil & Natural Gas Corporation Limited shall be exclusively liable for any 
compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the 
CentralGovernment on any matter relating to the pipeline. 

SCHEDULE 
Tehsil : Gudamalani District : Barmer 

State : Rajasthan 

Area 
Name of Village Khasra Number 

Square 
No . 

Hectare 

Are 

meter 

5 
1 Maliyon Ki Dhani 

611 
603 / 1 

614 
615 /7 
615 /8 
615 / 9 


Sr . 


615 /3 
615 /4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Tehsil : Gudamalani 


District : Barmer 


State : Rajasthan 
Area 

Square 
Are 

meter 


Name of Village 


Khasra Number 


No. 


Hectare 


3 


1. 


Maliyon Ki Dhani ( Cont. ...) 


615 /6 


615 /5 
617 /2 
617 
619 
623 
621 
637/3 
620 
201 
194 


2 . 


Dhandhlawas 


193 


195 
192 
196 


191 
104 


132 


134 
124 
119 


123 


125 
126 
129 
174 
175 
181 
176 
177 
180 
182 
183 
186 

187 
Asphalted Road in 164 


3 


Modawas 


39 


00 
00 
00 


39 / 1 


00 


66 


[ F . No . 0 - 12026 / 10 /2014 /ONG -III ] 

RAKESH MISHRA , Under Secy . 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2017 
का . आ . 537 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के 
अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2588( अ) तारीख 28 
जुलाई, 2016, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 3 अगस्त, 2016, में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में बाड़मेर से गुजरात राज्य में भोगात पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत गैस 
स्थानान्तरण के लिए केयर्न इंडिया लिमिटेड और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 16 नवम्बर, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का 
अर्जन किया जाए ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निर्देश 
देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, 
सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केयर्न इंडिया लिमिटेड और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम , 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए केयर्न इंडिया 
लिमिटेड और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले 
पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी । 

अनुसूची 


जिला : बाड़मेर 


क्रम 


गाँव का नाम 


तहसील 


खसरा सं . 


राज्य : राजस्थान 

क्षेत्रफल 
हेक्टेयर एयर 

6 


सं . 


| वर्ग मीटर 


4 


___ 3 
बाड़मेर 


काऊ का खेडा 


652 / 61 

167 


राऊजी की ढाणी 


बाड़मेर 


446 / 170 


कोशलू 


सिणधरी 


201 


खींयासर 


सिणधरी 


19 


20 
16 / 7 


64 


65 
265 / 65 

66 


70 


भंकरों की ढाणी 


सिणधरी 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


जिला : बाड़मेर 


क्रम 
H . 


राज्य : राजस्थान 

क्षेत्रफल 
| हेक्टेयर एयर 


गाँव का नाम 


तहसील 


खसरा सं . 


। वर्ग मीटर 


3 


6 


295 


"IETHICHTE 


354 


00 


37 


00 


[WT. Fİ.311 – 12026 / 10 / 2014 / 37.57.01. - III ] 

राकेश मिश्रा, अवर सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th February, 2017 
S . O .537 (E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural 
Gas number S .O .2588 ( E ) dated the 28th July , 2016 , issued under sub -section ( 1) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962 ), (hereinafter referred to as the said 
Act), published in the Extra ordinary Gazette of India dated the 3rd August, 2016 , the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline within Barmer – Bhogat Pipeline by Cairn India Limited and Oil & Natural Gas Corporation Limited ; 

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 16th November, 
2016 ; 

And whereas the Competent Authority has under sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act submitted his 
report to the Central Government; 

And whereas the CentralGovernment, after considering the said report and on being satisfied that the said land 
is required for laying this pipeline, has decided to acquire right of user therein ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 4 ) of section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the 
Central Government, vest on the date of publication of this declaration , in Cairn India Limited and Oil & Natural Gas 
Corporation Limited , free from all encumbrances. 

Cairn India Limited and Oil & Natural Gas Corporation Limited shall be exclusively liable for any 
compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the 
CentralGovernment on any matter relating to the pipeline . 

SCHEDULE 


District : Barmer 


State : Rajasthan 

Area 


Name of Village 


Tehsil 


Khasra 
Number 


No 


Hectare 


Are 


Square 
meter 


1 


2 


Kau Ka Kheda 


Barmer 


4 
652/61 

167 


Rauji Ki Dhani 

Koslu 


Barmer 
Sindhari 


446 / 170 

201 


Khinyasar 


Sindhari 


19 


16 /7 
64 


65 


265/65 
66 
70 
72/ 2 


67 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


District : Barmer 


State : Rajasthan 

Area 


Name of Village 


Tehsil 


Khasra 
Number 


No . 


Hectare 


Are 


Square 
meter 


Bhoonkaron KiDhani 


Bhoonkaron Ki Dhani 


Sindhari 


Sindhari 


61 


61 


00 
___ 00 


60 


Barudi 


Gudamalani 


354 


00 


[ File no . O - 12026/10/2014/ ONG-III ] 

RAKESH MISHRA , Under Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2017 
का . आ . 538( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम, 1962 (1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के 
अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2589( अ) तारीख 28 
जुलाई, 2016, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 3 अगस्त, 2016, में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में बाड़मेर से गुजरात राज्य में भोगात पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत गैस 
स्थानान्तरण के लिए केयर्न इंडिया लिमिटेड और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 16 नवम्बर, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी ; 
और सक्षम प्राधिकारी ने , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का 
अर्जन किया जाए । 

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निर्देश 
देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, 
सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केयर्न इंडिया लिमिटेड और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए केयर्न इंडिया 
लिमिटेड और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले 
पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी । 

अनुसूची 
जिला : जालोर 

राज्य : राजस्थान 
क्रम 

क्षेत्रफल 
गाँव का नाम 

तहसील 

खसरा सं . 
सं . 

। हेक्टेयर एयर 7 वर्ग मीटर 
1 

2 
तांतडा चितलवाना 

593 
381 
380 


379 


378 


377 
386 
207 
206 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


जिला : जालोर 


क्रम 
H . 


खसरा सं . 


राज्य : राजस्थान 

क्षेत्रफल 
हेक्टेयर एयर 

6 


गाँव का नाम 

तहसील 
23 
रामपुरा 

चितलवाना 


| वर्ग मीटर 


218 
174 
212 
211 
221 
208 
210 
209 
204 


203 


202 


201 


200 


232 


[ T. F1.317 – 12026 / 10 / 2014 / 31.5 .U .- III] 

राकेश मिश्रा, अवर सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th February , 2017 
S .O . 538 ( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and 
Natural Gas number S .O .2589 ( E ) dated the 28th July , 2016 , issued under sub -section (1 ) of section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said 
Act), published in the Extra ordinary Gazette of India dated the 3rd August, 2016 , the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline within Barmer – Bhogat Pipeline by Cairn India Limited and Oil & Natural Gas Corporation Limited ; 

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 16th November, 
2016 ; 

And whereas the Competent Authority has under sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act submitted his 
report to the Central Government; 

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land 
is required for laying this pipeline , has decided to acquire right of user therein ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further, in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall , instead of vesting in the 
Central Government, vest on the date of publication of this declaration , in Cairn India Limited and Oil & Natural Gas 
Corporation Limited , free from all encumbrances. 

Cairn India Limited and Oil & Natural Gas Corporation Limited shall be exclusively liable for any 
compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the 
Central Government on any matter relating to the pipeline . 

SCHEDULE 


District : Jalore 


State : Rajasthan 

Area 


Sr. 


Name of Village 


Tehsil 


Khasra 
Number 


Square 


No. 


Hectare 


Are 


meter 


Tantada 


Chitalwana 


593 


381 


[ ATT II - 005 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


380 
379 


378 


377 


386 
207 
206 
185 


2. 


Rampura 


Chitalwana 


218 


174 


212 


211 


221 
208 
210 
209 
204 


203 


202 
201 


200 


232 


[ F . No. O - 12026 / 10 / 2014 /ONG - III] 

RAKESH MISHRA , Under Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. M OK Digitally signed by 

ALOK KUMAR 

Date : 2017 .02.27 
KUMAR 

16 :06 :46 + 05 30 


